निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 511) पटना, सोमवार , 1 अप्रील 2019 


सं० 03 / Smart City -02- 07/ 2017 - 683 
नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

5 मार्च 2019 
विषय: केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ शहर में Smart City 

योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित SPV कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु 

विभिन्न पदो के सृजन की स्वीकृति । 
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय , भारत सरकार के पत्र सं० - K - 15016 / 157 / 2015 -SC- I दिनांक 
1 9 / 1 / 2018 द्वारा Smart City मिशन योजना के अन्तर्गत बिहारशरीफ शहर का चयन किया गया है । इसका 
उद्देश्य बिहारशरीफ शहर का आर्थिक संवर्द्धन और बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास करना है, साथ ही प्रौद्योगिकी का 
उपयोग करके , विशेष तौर से प्रौद्योगिकी जो स्मार्ट परिणामों की मांग प्रशस्त करती है , से चयनित शहर के लोगों के 
जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है । इस योजना में क्षेत्र - आधारित विकास ( Area Based Development) एवं 
पूर्ण शहर आधारित विकास ( Pan City Development) की योजनायें ली जायेगी । स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से 
शहरी अवस्थापना और सेवाएँ बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की जानकारी और आंकड़ो का उपयोग कर सकेंगे । इससे 
बिहारशरीफ शहर के नागरिकों का चहुंमुखी विकास, जीवन की गुणवत्ता सुधार, रोजगार के अवसर और सभी के लिए 
विशेष तौर से गरीबों और वंचितों की आय में वृद्धि हो सकेगी, जिससे बिहारशरीफ शहर के समावेशी विकास का मार्ग 
प्रशस्त होगा । उक्त कार्यों को सम्पादित करने हेतु एक (Special Purpose Vehicle) SPV के रूप में 
बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी का गठन विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 03/smartcity- 01 -05/ 2016 -1067 
दिनांक 27/ 4 / 2018 द्वारा किया गया है । 

2. बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में गठित SPV के संचालन हेतु पाँच वर्षों के लिए संविदा के 
आधार पर विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु निम्न पदों के सृजन का प्रस्ताव है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है: 


PET TOT ( 3TITET UT ), 1 HUIT 2019 


क्र० 


पद का नाम 


शैक्षणिक योग्यता 


पदों की 
संख्या 


अनुभव 


सं0 


नियुक्ति 

का 
प्रकार 
3 


अधिकत | मानदेय वार्षिक 
म उम्र । ( प्रति माह ) । वित्तीय 
सीमा प्रति पद | 
7 8 

9 


भार 


1 


2 


4 


/ 


5 


Chief 
Executive 
Officer (CEO ) 


संविदा 
आधारित 


(i)Master 
inBusiness 
Administrative/ 
PGDM or 
Equivalent from 
reputed 
institutions of 
India or 
Abroad and ( ii) 
Graduation in 
Engineering/fro 
m reputed 
institution , with 
at least 60 % 
marks or 
equivalent grade 
point average . 


| 
(i)Not less than 15 
years of post 
qualification 
experience in 
managerial capacity 
in an equivalent or 
similar position in 
reputed 
organization ,of 
which not less than 5 
years in urban or 
Infrastructural 
sector.(ii)Internation 
al engagement will | 
be considered as an 
added advantage. In 
addition to technical 
Competence , equal 
Importance will be 
given to strategic 
thinkers, with a 
developmentmind 
set, an effective 
personality and an 
ability to build 
external and internal 
relationships. 


58 


225000 


2700000 


Chief General 
Manager 
(CGM ) 


संविदा 
आधारित 


For 
Contractual 
Bachelors/Mast 
er s in Civil 
Engineering 
with Master of 
Planning or 
MBA or 
construction 
Management or 
Master of 
Engineering in 
Urban 
infrastructure 
related subject. 


Not less than 12 
years of Experience 
water supply, 
Roads,Sewerage 
Networks ,Urban 
Infrastructure , 
project formulation , 
Review of 
consultancy report , 
work and progress 
monitoring 


55 


150000 


1800000 


PER TUTE ( 37 ITERU ), 1 HUG 2019 
पदों की । शैक्षणिक योग्यता अनुभव 
संख्या 


क्र0 


पद का नाम 


नियुक्ति 

का 
प्रकार 
3 


सं० 


अधिकत | मानदेय 
H 34 ufà H16 ) 
सीमा । प्रति पद 


वार्षिक 
farby 


भार 


1 


2 


Chief Finance 
Officer (CFO ) 


संविदा 
आधारित 


5 
For 
Contractual 
Graduation in 
any discipline 
with at least 
60 % marks or 
equivalent grade 
point average 
and Member of 
institute of 
Chartered 
Accountants of 
India or 
Institute of Cost 
Accountant of 
India or ICA or 
AICWAI. 
Preference will 
be given to 
those 
candidates who 
are also a 
Member of 
Institution of 
company 
Secretaries of 
India. 


For Contractual- Not 
less 10 years of post 
qualification 
experience in 
managerial capacity 
in an equivalent of 
similar position in a 
reputed 
organization . For 
Deputation / Retired 
Having post 
qualification 
experience of not 
less than 20 years in 
financial matters or 
services. 


55 


125000 


1500000 


Sr.Manager 
(Technical) 


संविदा 
आधारित 


2 


For 
Contractual 
B .E / B . Tech (Ci 
vil Engineering) 


Not less than 10 
years of post 
qualification 
experience in 
relevant field . 


50 


100000 


2400000 


Company 
Secretary (CS) 


संविदा 
आधारित 


Not less than 05 
years of post 
qualification 
experience in 
managerial capacity 
in an equivalent or 
similar position in a 
reputed 
organization . LLB 
will be an added 
advantage . 


50 


90000 


Graduation in 
any discipline 
with at least 
60 % marks or 
equivalent grade 
point average 
and Member of 
Institute of 
company 
secretaries of 
India . 
For 
Contractual 
B .E / B . Tech 
(Civil or 
Mechanical 
Engineering ) 


1080000 


Manager 
(Technical) 


संविदा 
आधारित 


3 


Not less than 06 
years post 
qualification 
experience in 
relevant field . 


| 


50 


| 


85000 


3060000 


PET TOT ( 3TITET UT ), 1 HUIT 2019 


क्र० 


पद का नाम 


शैक्षणिक योग्यता 


पदों की 
संख्या 


अनुभव 


वार्षिक 
वित्तीय 


सं० 


नियुक्ति 

का 
प्रकार 
L 3 


अधिकत | मानदेय 
म उम्र (ufa ha) 
सीमा प्रति पद 
7 

8 


भार 


2 


| 


9 


Manager 
(Finance & 
Procurement) 


संविदा 
आधारित 


1 


Member of 
ICAI 


85000 


1020000 


Manager 
(Monitoring & 
Evaluation ) 


संविदा 
आधारित 


MBA / PGDM 
or 
B . E /B . TECH 
or Equivalent 


40 


85000 


1020000 


Not less than 05 
years Experience in 
finance /Account in 
reputed organisation 
Qualification of 
CMA will be an 
added advantage. 
Not less than 06 
years of post 
Qualification 
Experience of which 
not less than 4 years 
in project 
Monitoring in 
Government/Public 
Sector . 
Not less than 06 
years of post 
qualification 
experience ofwhich 
not less than 4 years 
in project 
Monitoring in 
Government/Public 
Sector. 


9 


Manager 
(Implementati 
on & Control) 


संविदा 
आधारित 


MBA /PGDM 
or 
B . E / B . TECH 
or Equivalent 


40 


| 


85000 


1020000 


| 10 


Manager (IT) 


संविदा 
आधारित 


B . E / B . Tech /M 
CA in 
computer 
Science / IT or 
Equivalent 


(i) Not less than 06 
years of post 
qualification 
experience in 
reputed 
organisations. (ii) 
Experience of 
working with 
Govt.organisation 
will be an added 
advantage . 


40 


85000 


1020000 


1 


Public 
Relation 
Officer (PRO ) 


संविदा 
आधारित 


Not less than 05 
years of post 
qualification 
experience in 
relevant field . 


40 


70000 


840000 


Master of PG 
Diploma in 
Journalism /Mass 
Communication 
or equivalent 
from a reputed 
institution . 
M . B . A / PGDM 
or Equivalent in 
financial 
Management or 
B .Com /M .Com 
of Equivalent 
knowledge on 
tally . 


112 


Accountant 


संविदा 
आधारित 


2 


Not less than 04 
years of 
Experiencein 
finance/ Accounts in 
reputed 
organisations tally 
knowledge must . 


40 


35000 


840000 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अप्रील 2019 
पदों की । शैक्षणिक योग्यता अनुभव 
संख्या 


वार्षिक 
वित्तीय 


सं० 


क्र० । पद का नाम नियुक्ति । 

का 

प्रकार 
23 


अधिकत | मानदेय 
म उम्र । ( प्रति माह ) 
सीमा । प्रति पद 
7 

8 


भार 


6 


Office 
Executive cum 

Assistant 


संविदा 
आधारित 


6 


Not less than 02 
years of experience 
in Data Entry . 


___ 40 


30000 


2160000 


5 
Graduate in any 
discipline with 
knowledge of 
Computer. 
Graduation in 
any discipline 
with knowledge 
of short hand 
writing & 
Computer. 


| 14 | Stenographer 


संविदा 
आधारित 


Not less than 02 
years of experience 
in Stenography. 


25000 


600000 


Out 


15 | 


Computer 
Operator 


Sourcing 

Basis 


As per 
requirement 


16 | 


Peon /Helper 


Out 
Sourcing 

Basis 


As per 
requirement 


Total | 21060000 
( दो करोड़ दस लाख साठ हजार रू0 मात्र वार्षिक व्यय भार ) 


इन वर्णित पदों का सृजन संविदा के आधार पर पाँच वर्षों के लिए किया जायेगा । इन पदों पर नियोजन हेतु 
अभ्यर्थियों के अर्हता का निर्धारण SPV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया गया है । इन पदों पर संविदा आधारित 
नियोजन प्रथमतः तीन वर्षों के लिए की जायेगी । इसके बाद उनके कार्यकलाप एवं आवश्यकता के आधार पर उनकी 
सेवा अवधि एक - एक वर्ष के लिए अधिकतम दो वर्षों तक SPV के द्वारा विस्तारित की जा सकेगी । 

3. उक्त पदों पर होने वाले नियोजन में SPV द्वारा बिहार सरकार के आरक्षण के प्रावधानों का पूर्णतः पालन 
किया जायेगा । 

4 . विकल्प के रूप में यदि सेवानिवृत कर्मियों की नियोजन की जाती है, तो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार 
के संकल्प ज्ञापांक - 10000, दिनांक 10.07.2015 में अंकित प्रावधान प्रभावी होगा । अगर यह नियोजन खुले बाजार से की 
जाती है, तो उपस्थापित प्रस्ताव में अंकित प्रावधानों के तहत नियोजन की जा सकेगी । 

5. SPV कंपनी बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि0, के कार्यों को संचालित करने हेतु वर्णित पदों के सृजन के 
फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार राशि 210. 60 लाख रू0 ( दो करोड़ दस लाख साठ हजार रू0 मात्र ) 
होगा । स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को आवंटित होने वाली केन्द्रांश एवं राज्यांश 
की कुल राशि के अंतर्गत प्राप्त ( Administrative and other Expences ) A & OE के लिए 05 प्रतिशत राशि 


कर्णांकित है । वार्षिक व्यय का वहन कर्णांकित A & OE के राशि से किया जाएगा । इसी मद से उपरोक्त तालिका के 


क्रमांक 15 एवं 16 पर अंकित Computer Operator एवं Peon / Helper की सेवाएँ , जिसे Outsourcing से 
प्राप्त किया जाएगा, के मानदेय का वहन किया जाएगा । 

6. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 05.03. 2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0 - 39 के रूप में स्वीकृति 
प्राप्त है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 1 अप्रील 2019 


7. अतः केन्द्र प्रायोजित Smart City Mission योजना के अंतर्गत बिहारशरीफ शहर में Smart City 
योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित SPV कम्पनी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभिन्न पदों के सृजन 
की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित किया जाता है । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष / प्रमण्डलीय आयुक्त , 
पटना -सह - अध्यक्ष , स्मार्ट सिटी लि0 , बिहारशरीफ / जिला पदाधिकारी, नालंदा / CEO , Smart 
City Ltd - सह - नगर आयुक्त , नगर निगम, बिहारशरीफ / महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ 
भेजी जाय । 

आदेश से, 

चैतन्य प्रसाद , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 511 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


